रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


. 


. 


NGO 


": 


.: 


.: 


HT 
" 


. 


+ 


H 


- 


. 


भारत की राजपत्र 


समामेब-जगन 


M 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 23 , 2013 / कार्तिक 1 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2013/KARTIKA 1, 1935 


सं . 2466 ] 
No. 2466 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2013 
का . आ . 3230 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पचात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1293( अ), तारीख 21 मई , 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रका िात की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के 
73 / 720 कि . मी . से 71 / 390 कि . मी . तक और एमडीआर - 52 के 66 / 575 कि . मी . से 26 / 800 कि . मी . तक , पीएमजीएसवाई के 
0 / 0 कि . मी . से 14 / 0 कि . मी . तक , एसएच - 39 के 0 / 0 कि . मी . से 27 / 115 कि . मी . (गुलाबपुरा - उनियारा सेक नि ) तक के 
भूखण्ड के निर्माण ( पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 5 जुलाई, 2013 को " दैनिक 
संध्या राजमार्ग (हिन्दी) और तारीख 4 जुलाई, 2013 को " राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है; 

__ अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रका नि पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


4500 GI/2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii ) ] 


अनुसूची 


राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के 73 / 720 कि . मी . से 71 / 390 कि . मी . तक और एमडीआर -52 
के 66 / 575 कि . मी . से 26 / 800 कि . मी . तक , पीएमजीएसवाई के 0 / 0 कि . मी . से 14 / 0 कि . मी . तक , एसएच - 39 के 0 / 0 कि . मी . 
से 27 / 115 कि . मी. तक ( गुलाबपुरा - उनियारा सेक् न ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि 
का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम जिले तालुक | गाँव का | सर्वेक्षण | भूमि का | भूमि की क्षेत्रफल भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 
संख्या का का नाम । नाम 

संख्या प्रकार | प्रकृति ( हेक्टेयर 


नाम 


| 


33 


4 


8 


2 
बूंदी । 


5 | 6 | 
____ 1601 | सरकारी | 


7 
गै.मु .नाला । 0 . 021 | राजस्थान सरकार 


नैनवा 


दियाली 


1595 


निजी । 


बरानी 3 । 


0 .020 


1615 - सरकारी | गै.मु . रास्ता । 
1604 | सरकारी | गै. म् . रास्ता | 
1603 

सरकारी बरानी 1 
1619 निजी । बरानी 3 


घासी पुत्र हरदेव जाति गुजर सा . दियाली खातेदार 

रहन एसबीबीजे शाखा नैनवा मु.वि . क . 
0 . 005 राजस्थान सरकार 
0 . 008 | राजस्थान सरकार 
0 . 012 राजस्थान सरकार 
0 .421 हीरा शोजी हरपाल पुत्र हरजी पुष्पा बेवा हरजी जाति 

गूजर सा . दियाली मजरा देह खातेदार रहन 
एसबीबीजे शाखा नैनवा मु. वि . क . हरपाल शोजी हि . 


1 / 2 


1620 | निजी | बरानी 4 


1606 सरकारी | गै. मु . झरड़ा । 
1618 | सरकारी | गै. म्. रास्ता | 
1605 सरकारी बंजर 
1607 | निजी | गै. मु. पाल 


0 . 001 | हीरा शोजी हरपाल पुत्र हरजी पुष्पा बेवा हरजी जाति 

गूजर सा . दियाली मजरा देह खातेदार रहन 
एसबीबीजे शाखा नैनवा मु . वि . क . हरपाल शोजी हि . 

1 / 2 
0 . 011 राजस्थान सरकार 
0 .028 | राजस्थान सरकार 
0 . 086 राजस्थान सरकार 
0 . 013 भूरा पुत्र गोपाल हि . 3 / 16 सुखपाल पुत्र शोनारायण 

हि . 1 / 6 भवरलाल देवलाल हरिनारायण जन्सी पुत्र 
गोपाल हि . 1 / 6 रामकुवार सुवा कसना पुत्र जग्गा 
पारा बैवा जग्गा हि . 1 / 8 मोरपाल हरपाल गोपाल 
पुत्र रामनाथ धापू बैवा रामनाथ रोडू अर्जुन फोरिया 
पुत्र भंवरलाल व नर्बदा बैवा भंवरलाल देवा पुत्र श्रवण 
हि. 1 / 8 हि .ब. मोडू पुत्र कंवरा हि . 1 / 8 जाति गूजर 
देवा पुत्र सुखा हि . 1 / 16 नाथ्या जगन्नाथ पुत्र भूरा 
हि . 1 / 16 हि. ब. सांवला पुत्र शोकरण हि . 3 / 32 
नारीयण लोडक्या बजरंगा चतरा पुत्र पभा हि . 3 / 32 

हि.ब. सा . दियाली मजरा देह खातेदार । 
0. 061 | भूरा पुत्र गोपाल हि . 3 / 16 सुखपाल पुत्र शोनारायण 

हि . 1 / 6 भवरलाल देवलाल हरिनारायण जन्सी पुत्र 
गोपाल हि . 1 / 6 रामकुवार सुवा कसना पुत्र जग्गा 
पारा बैवा जग्गा हि . 1 / 8 मोरपाल हरपाल गोपाल 
पुत्र रामनाथ धापू बैवा रामनाथ रोडू अर्जुन फोरिया 
पत्र भंवरलाल व नर्बदा बैवा भंवरलाल देवा पुत्र श्रवण 
हि. 1 / 8 हि .ब. मोडू पुत्र कंवरा हि . 1 / 8 जाति गूजर 
देवा पुत्र सुखा हि . 1 / 16 नाथ्या जगन्नाथ पुत्र भूरा 
हि . 1 / 16 हि . ब . सांवला पत्र शोकरण हि . 3 / 32 
नारीयण लोडक्या बजरंगा चतरा पुत्र पभा हि . 3 / 32 
हि . ब. सा . दियाली मजरा देह खातेदार । 


1608 | निजी । 


बरानी 2 


| 


1610 | सरकारी | बंजर 
1687 | सरकारी | गै. मु . रास्ता । 
1686 | सरकारी | गै.मु . बरड़ा | 
1690 | 

सरकारी बंजर 
1691 | सरकारी | गै.मु. बरड़ा । 


0 . 644 राजस्थान सरकार 
0 . 124 | राजस्थान सरकार 
0 . 423 | राजस्थान सरकार 
0 .027 राजस्थान सरकार 
0. 304 | राजस्थान सरकार 


[ TT II – qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1692 Pichet 
1693 | Pahle 


W . H. 94911 

cute 
IT 


0 .019 
0 .076 
2 .304 


राजस्थान सरकार 
Potret Hechte 


| 


| 


[41. 34 . HRRIZT / 9131154 / HIGAIET / 2013 ] 

माया प्रका , उप – सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd October, 2013 
S . O . 3230 ( E ) . Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 1293 ( E ). dated 21st May 2013 Published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section ( ii ) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (2 lanning with Paved shoulder etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No. 148 - D on the Stretch of land from Km . 73 /720 to Km . 71/ 390 & Km . 66 /575 to Km . 
26 / 800 of MDR -52 , Km . 0 /0 to Km . 14 /0 of PMGSY , Km . 0 /0 to Km . 27 / 115 of SH - 39 (Gulabpura - Uniara Section ) 
of National Highways No. 148D , District of Bundi in the state of Rajasthan ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Sandhya Rajmarg Hindi dated 
05th July 2013 and Rajasthan Patrika Hindi dated 04th July , 2013; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the powers 
conferred by sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified 
in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from Km . 73/720 
to Km . 71/390 & Km . 66 /575 to Km . 26 /800 of MDR -52 , Km . 0 /0 to Km . 14 /0 of PMGSY , Km . 0 /0 to Km . 27 / 115 of 
SH - 39 (Gulabpura - Uniara Section ) of National Highways No. 148D , District of Bundi in the state of Rajasthan . 


Nature of land 


Si. 
No. 


Name of Name of 
the 

the 
district taluka 


Name 
of the 
village 


Survey 
number 


Type of 
land 


Area in 
hactares 


Name of the land 
owner /Interested Persons 


8 


Bundi 


Nainwa 


1601 


Govt. 


Ge. mu .Nala 


0 .021 


Govt. of Rajasthan 


Diyali 


1595 


Private 


Barani 3 


0 .020 


Ghasi S /o Hardev Caste Gujar sa 
Diyali Khatedar Rahan SBBJ 
Branch Nainwa Mu. V . K . 


| 


1615 
1604 
1603 
1619 


Govt. 
Govt. 
Govt. 


Ge. mu.Rasta 
Ge. mu.Rasta | 

Barani 1 
Barani 3 


0 .005 
0 .008 
0.012 
0 . 421 


Private 


Govt. of Rajasthan 
| Govt. of Rajasthan 
Govt. of Rajasthan 
Heera Shyogi Harpal S / o Harji 
Pushpa W /o Harji Caste Gujar Sa . 
Diyali Majra Deh Khatedar 
Rahan SBBJ Branch Nainwa 
Mu. V . K . Harpal Shyogi Hi. 1 / 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


1620 


Private 


Barani 4 


0 .001 


1606 


1605 


Govt. 
Govt. 
Govt. 
Private 


0 .011 
0 .086 
0 .028 
0 .013 


| 


Ge.mu . Jharda 

Banjar 
Ge. mu.Rasta 
Ge. mu. 

Paal 


1618 
1607 


Heera Shyogi Harpal S / o Harji 
Pushpa W /o Harji Caste Gujar Sa. 
Diyali Majra Deh Khatedar 
Rahan SBBJ Branch Nainwa 
Mu. V . K . Harpal Shyogi Hi. 1/ 3 
Govt. of Rajasthan 
Govt. of Rajasthan 
Govt. of Rajasthan 
Bhura S /o Gopal 3 /16 Sukhpal 
S /o Shyonarayan 1 /6 Bhanwarlal 
Devlal Harinarayan Jansi S /o 
Gopal 1/6 Ramkuwar Suwa 
Kasna S /o Jagga Para W / o Jagga 
1/8 Morepal Harpal Gopal S /o 
Ramnath Dhapu W /o Ramnath 
Rodu Arjun Foria S /o Bharwarlal 
& Narmada Beva , Bhanwarlal 
Deva S /o Sharwan 1 /8 Hi. B . 
Modu S /o KanwaraHi. 1/8 Caste 
Gujar Deva S /o Sukha 1/ 16 
Nathaya Jaganath S /o Bhura 1/16 
hi. b . Sawala S /o Shokarayan Hi. 
3 /32 Narayan Lodkya Bajranga 
Chatra S /o Pbha Hi. 3 / 32 Hi. B . sa 
Diyala Majra Deh Khatedar 
Bhura S /o Gopal 3 / 16 Sukhpal 
S /o Shyonarayan 1/6 Bhanwarlal 
Devlal Harinarayan Jansi S /o 
Gopal 1 /6 Ramkuwar Suwa 
Kasna S /o Jagga Para W /o Jagga 
1/8 Morepal Harpal Gopal S /o 
Ramnath Dhapu W /o Ramnath 
Rodu Arjun Foria S / o Bharwarlal 
Deva S /o Sharwan Deva Slo 
Sharwan 1 /8 Modu S /o Kawara 
1 /8 Caste Gujar Deva S / o Sukha 
1 / 16 Nathaya Jaganath S /o Bhura 
1 / 16 Sawala S / o Shyonarayan 
3 /32 Narayan Lodkya Bajranga 
Chatra S /o Pbha 3 / 32 sa Diyala 
Majra Deh Khatedar 
Govt. of Rajasthan 
Govt. of Rajasthan 
Govt. of Rajasthan 
Govt . of Rajasthan 

Govt. of Rajasthan 
| Govt. of Rajasthan 


1608 


| Private 


Barani 2 


0 .061 


0 .644 


1610 
1687 


0 . 124 


1686 


0 . 423 


Govt. 
Govt. 
Govt. 
Govt. 
Govt. 
Govt. 


1690 


| 


1691 


Banjar 
Ge. mu. Rasta 
Ge. mu. Barda 

Banjar 
Ge. mu . Barda 

Ge. mu. 
Samshan 
Banjar 
Total 


0 .027 
0. 304 
0 .019 


1692 


1693 


Govt. 


Govt. of Rajasthan 


0 .076 
2 . 304 


[ F. No. NHAI/ PIU/ Bhilwara/2013] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


